निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 755 ) 


28 कार्तिक 1932 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 19 नवम्बर 2010 


गृह ( आरक्षी) विभाग 


- - - - - - - 


अधिसूचना 

4 नवम्बर 2010 
सं0 7 / पी2 - 206 / 2010गृ0आ0 - 9173 — बिहार अभियोजन सेवा के पदाधिकारी श्री शोभा कान्त यादव , 
डॉक्टर ऑफ फिलौस्फी ( इतिहास) की उपाधि प्राप्त किये है । श्री शोभा कान्त यादव, सहायक अभियोजन 
पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के नाम के आगे " डॉक्टर " जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

परवेज हसन, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 755 -571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


